रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


vieRADI 


nomNGE 


RSS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 27 , 2017 / आश्विन 5 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017/ASVINA 5 , 1939 


सं. 2779 ] 
No. 2779 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 27 सितम्बर, 2017 


का . आ . 3173 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3472( अ ), तारीख 17 नवम्बर, 2016, जो भारत के राजपत्र 
असाधारण , भाग । ।, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड 
राजमार्ग संख्या 222 पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के 550 / 660 कि . मी . से 551 / 660 कि . मी . (बाबापुर ( मक्ता) से 
धाभड सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

__ और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18.04. 2017 
को " लोकमत टाइम्स " और " सकाल दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
उघ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
5907 GI/2017 


( 1 ) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii) ] 


नाम 


34 


कृषि 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां. 222 पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां. 361 के 550. 660 कि . मी . से 
551 .660 कि . मी . (बाबापुर (मक्ता) से धाभड सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित 

अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
सर्वेक्षण संख्या 

भूमि का 
जिले 
क्रम तालका गाँव का ३ क म एम भूमि का भूमि की | क्षेत्रफल | भूस्वामी / हितबद्व व्यक्तियों का 

प्रकाशन और 
संख्या का नाम नाम | प्रकार प्रकृती । (हेक्टर 

नाम 
के आर / आर 

अनुसार अनुसार 
2 3 4 

8 
1 नांदेड अर्धापुर बाबापूर 

34 पै निजी कृषि 0. 0610 राजेश सुरेंद्रकुमार मालीवाल 
(मक्ता) 

1. काशिनाथ बाबुराव दिनकर 
34 पै | निजी 

0.0300 2. गणेशराव आदिनाथ जाधव 

समाईक वहिवाट 
34 पै । निजी कृषि | 0.0300 सौ. माया मानिकराव भराडे 

1. साहेबराव शरदराव 

2. शरदराव विनायकराव दवे 
___ 32 

निजी 
| 

0.3310 

3. सुमनबाई दवे 
समाईक वहिवाट 
1. दिनकर मानिकराव कल्याणकर 
2. सदाशिव माधवराव देशमुख 

3. ममता संजय अग्रवाल 
33 33 निजी कृषि 0.1200 4. प्रिती दिपककुमार सुराना 

5. मधुरकुमार किशनलाल अग्रवाल 
6. लक्ष्मीनारायन श्रीराम तोष्णीवाल 
समाईक वहिवाट 
1. मारोतराव शरदराव अ. पा . क . 

सुमनबाई शरदराव 
35 निजी कृषि | 0. 5582 

2. विनायकराव शरदराव 

समाईक वहिवाट 
31 पै निजी 

0. 0360 आशाबाई शिवाजीराव सुर्यवंशी 
31 पै निजी 

0.0293 चंद्रकांत रघुनाथराव गोजे 
31 पै निजी 

1. शिवाजी नारायण सुर्यवंशी 
कृषि । 0. 0457 

2. अंगत तुकाराम नवटक्के 
31 पै निजी कृषि | 0.0105 शमीम बेगम म. अयुब 

1. दिगांबर कामाजी 
31 पै । निजी कृषि 0.1490 2. बालासाहेब कामाजी 

समाईक वहिवाट 
30 पै । निजी 

0.0369 बक्षीसिंग सोहेलसिंघ 
30 पै । निजी कृषि 0. 0558 शे. सलाउअद्दीन अब्दुल करीम 
30 पै निजी 

0.0107 नागोराव कडाजी 
30 पै निजी 

| 0. 0766 हनुमंतराव रावजी 

1. जोगेंद्रसिंघ बक्षिसिंघ रामगडिया 
27 पै निजी कृषि 0 . 0336 2. रविसिंघ बक्षिसिंघ रामगडिया 

समाईक वहिवाट 
27 पै । निजी 

0. 0572 आशालता पंजाबराव 
27 पै । निजी 

| 0.0317 सुमनबाई विठठलराव 

1. स. अमरीकसिंघ स. गुरूचरनसिंघ 

परमार 
27 पै । निजी कृषि | 0.0375 2. स. मोहेंदरसिंघ स. गुरूचरनसिंघ 

परमार 
समाईक वहिवाट 


35 


31 


30 


कृषि 


27 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


2 


3 


6 


26 पै । निजी 


26 


26 पै 


निजी 


7 । 

1. सुनिल प्रभाकरराव नानवटे 
कृषि 

2. गौतम माधवराव भवरे 
| 0. 0414 

3. साहेबराव मानिकराव देशमुख 
समाईक वहिवाट 
1. गंगाप्रसाद रामेश्वर तोष्णीवाल 

2. चंद्रप्रकाश गंगाधर डाड 
कृषि | 0.1977 3. राजेश लक्ष्मीनारायण भराडीया 

4. रविंद्र लक्ष्मीनारायण भराडीया 
समाईक वहिवाट 
वेदांत इन्टरप्राइजेस भागिदार 
1. ज्ञानेश्वर सुभाष पाटील 
2. शिवप्रसाद मुलचंद दरक 
3. सरीता राजकुमार कंजानी 

4. अनिलकुमार अशोकुमार पाहुजा 
कृषि 0.0658 5. संजय लक्ष्मणराव मणुरकर 

6. मनिष गोपालदास हिराणी 
7. प्रल्हाद सदाशिव देशमुख 
8. सत्यविनायक नागनाथ स्वामी 
9. प्रविन शामसुंदर चिद्रवार 

10. अविश विवेक गंदेवार 
कृषि | 0.0617 उदय पुंडलिकराव फाजगे 
कृषि | 0.0326 स . परमालसिंग गुरूमितसिंग पन्नु 

2. 1399 

2. 1399 
[ फा . सं. भाराराप्रा / एलए / एनएच - 361 / 2015 ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


37 


37 पै 


निजी 


38 


38 पै निजी 
38 पै निजी 

उपकुल 
कुल 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th September, 2017 
S . O . 3173( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S .O 3472( E ), dated 17th November 2016 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, section 3 , Sub - section (ii) issued under sub -section ( 1) of section 3 ( A ) of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening / 
four laning etc.), maintenance , management and operation of National Highway No. 361 on the stretch of land 
from Km. 550 / 660 to Km. 551/ 660 on NH No . 222 ( Babapur ( Makta ) to Dhabhad Section ) in Nanded District in 
the State of Maharashtra ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Lokmat Times ” and “ Sakal” 
both on dated the 18 .04 . 2017 ; under sub - section ( 3 ) of section 3 ( A ) of the said Act; 


And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3 (D ) of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3 ( D ) of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3 ( D ) of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land 
from Km . 550 .660 to Km . 551.660 on NH 222 (Babapur (Makta ) - Dhabhad section ) of the National 

Highway - 361 in the State of Maharashtra . 


Sr . Name 

of 


No 
. 


Land 


Survey 
Number 

Area 
Name of Name of 

| As Type 

Nature of Considered Name of the Land 
| Taluka 

As per of 
Village Notified JM 

For 3D 
District 

Owner /Interested Persons 
Land 

(Ha.) 
in 3 (A ) 

R /R 
1 2 3 

5 6 7 

8 
1 Nanded Ardhapur Babapur | 34 P Private Agriculture 0 . 0610 Rajesh Surendrakumar Maliwal 
(Makta ) 

|1 . Kashinath Baburao Dinkar 
34 34 P Private Agriculture 0 .0300 | 2 . Ganeshrao Adinath Jadhav 

Joint 
34 P Private Agriculture 0 .0300 Sow .Maya Manikrao Bhrade 

1. Sahebrao Sharadrao 

2 . Sharadrao Vinayakrao Dave 
32 32 Private Agriculture 0.3310 

3. Sumanbai Dave 
Joint 
1. Dinkar Manikrao Kalyankar 
2 . Sadashiv Madhavrao Deshmukh 

3. Mamta Sanjay Agrawal 
33 33 Private Agriculture 0. 1200 |4 . Priti Dipakkumar Surana 

5 . Madhurkumar Kishanlal Agrawal 
6 . Laxminarayan Shriram Toshniwal 
Joint 
1. Marotrao Sharadrao M .U .G . 

Sumanbai Sharadrao 
35 35 Private Agriculture 0.5582 

2 . Vinayak Sharadrao 

Joint 
31 P Private Agriculture 0 .0360 Ashabai Shivajirao Suryawanshi 
31 P Private Agriculture 0 .0293 Chandrakant Raghunathrao Goje 

1. Shivaji Narayan Suryawanshi, 
31 P Private Agriculture 0 .0457 

2 . Angad Tukaram Navtakke 
31 P Private Agriculture 0 .0105 Shamim Begum M . Ayub 

1 . Digambar Kamaji 
31 P Private Agriculture 0 .1490 2 . Balasaheb Kamaji 

Joint 
30 P Private Agriculture 0 .0369 Bakshisingh Sohelsingh 
30 P Private Agriculture 0 .0558 Sk . Salauddin Abdul Karim 
| 30 P Private Agriculture 0 .0107 Nagorao Kadaji 
30 P Private Agriculture 0 .0766 Hanumanthrao Raoji 

1. Jogendrasingh Bakshisingh 

Ramgadiya 
27 P Private Agriculture 0.0336 2. Ravisingh Bakshisingh 

Ramgadiya 

Joint 
27 P Private Agriculture 0 .0572 Ashalata Panjabrao 
27 P Private Agriculture 0 .0317 Sumanbai Vitthalrao 

1. S . Amriksingh S . 

Gurucharansingh Parmar 
27 P Private Agriculture 0 .0375 2 . S .Mohendrasingh S . 

Gurucharansingh Parmar 
Joint 


27 


[ 411 II - QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 | 2 


| 


3 


| 


4 


| 


26 P Private Agriculture 


0. 0414 


26 P Private Agriculture 


0 . 1977 


1 . Sunil Prabhakarrao Nanwate 
2 . Goutam Madhavrao Bhavre 
3 . Sahebrao Manikrao Deshmukh 
Joint 
1. Gangaprasad Rameshwar 
Toshniwal 
2. Chandraprakash Gangadhar Dad 
| 3 . Rajesh Laxminarayan Bharadiya 
4 . Ravindra Laxminarayan 
Bharadiya 
Joint 
Partner of Vedant Enterprises 
1. Dnyaneshwar Subhash Patil 
2 . Shivprasad Mulchandji Darak 
3. Sarita Rajkumar Kanjani 
4 . Anilkumar Ashokkumar Pahuja 
5 . Sanjay Laxmanrao Manoorkar 
6 . Manish Gopaldas Hirani 
7 . Pralhad Sadashivrao Deshmukh 
8 . Satyavinayak Nagnath Swami 
9 . Pravin Shamsundar Chidrawar 
10 . Avish Vivek Gandewar 
Uday Pundlikrao Phajge 
S . Parmalsingh Gurmeetsingh Pannu 


37 


37P Private Agriculture 


0 .0658 


38 


38 P Private Agriculture 
38 P Private Agriculture 
Sub Total 

Total 


0.0617 
0 .0326 
2 .1399 
2 . 1399 


[ F. No. NHAI/ LA/NH- 361/ 2015] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


54 . ALOK 


Digitally signed 


KUMAR 


Date:2017 .10. 04 


19 :40: 00 + 05 30 


